शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


छत्तीसगढ़ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 41 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 11 अक्टूबर 2019 - आश्विन 19, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मिर्जा अशफाक अहमद बेग आत्मज श्री मिर्जानियाज अहमद बेग , उम्र 43 वर्ष, निवासी 
म . नं.- 124, वार्ड नं. 34/38 , जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा , तहसील राजनांदगांव जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा 
नाम अशफाक अहमद ( Ashfak Ahmed ) था, जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम मिर्जा अशफाक अहमद बेग रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूँ . 


अतः अब मुझेमिर्जा अशफाक अहमद बेग आ . श्री मिर्जा नियाज अहमद बेग ( Mirza Ashfaq Ahmed Baig S/ o Shri Mirza 
Niyaz Ahmed Baig ) के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अशफाक अहमद 

( Ashfak Ahmed ) 
पिता - श्री नियाज अहमद बेग 
( S / o Shri Niyaz Ahmed Baig ) 
निवासी - म. नं . 124, वार्ड नं.- 34/38 , 

जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा , 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


मिर्जा अशफाक अहमद बेग 
(Mirza Ashfaq Ahmed Baig ) 

पिता - श्री मिर्जानियाज अहमद बेग 
( S / o Shri Mirza NiyazAhmed Baig ) 
निवासी - म. नं. - 124, वार्ड नं . 34/38 , 

जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा , 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


283 


284 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , धनुष सिंह आत्मज स्व . हरिलाल उम्र 41 वर्ष, निवासी - ए-11, ब्लाक नं .-5, चौहान ग्रीन 
वैली, भिलाई नगर , जुनवानी , मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई , तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पुत्र यश कुमार ( Yash Kumar) 
जो कि कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर भिलाई में अध्ययनरत है, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में , उसका नाम Yesh Kumar 
दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र के वास्तविक नाम को उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मेरे पुत्र को यश कुमार ( Yash Kumar) आ. श्री धनुष सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


यश कुमार 
( Yesh Kumar) 

पिता - श्री धनुष सिंह 
निवासी - ए -11, ब्लाक नं. - 5 , 
चौहान ग्रीन वैली , भिलाई नगर , जुनवानी , 

मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


यश कुमार 
(Yash Kumar) 

पिता - श्री धनुष सिंह 
निवासी - ए -11, ब्लाक नं .- 5 , 
चौहान ग्रीन वैली, भिलाई नगर , जुनवानी, 

मोतीलाल नेहरू नगर , भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संजय कुमार एस . कोठारी आत्मज स्व . स्वरूपचंद कोठारी , उम्र 49 वर्ष, निवासी - ब्लाक 
नं.- ए 2, फ्लैट नं.- 2728, वालफोर्ट एनक्लेव, पचपेढ़ी नाका, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम संजय 
कुमार 

कोठारी था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना 
नाम परिवर्तित कर नया नाम संजय कुमार एस. कोठारी रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूं. 


अतः अब मुझे संजय कुमार एस . कोठारी (Sanjay Kumar S. Kothari ) आ . स्व . स्वरूपचंद कोठारी के नाम से जाना , पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


संजय कुमार कोठारी 
(Sanjay Kumar Kothari) 
पिता - स्व . स्वरूपचंद कोठारी 
निवासी - ब्लाक नं.- ए 2 , 

फ्लैट नं . - 2728 , 
वालफोर्ट एनक्लेव, 
पचपेढ़ी नाका, रायपुर, 
तह . व जिला - रायपुर ( छ . ग. ) 


संजय कुमार एस . कोठारी 
( Sanjay Kumar S.Kothari) 
पिता - स्व . स्वरूपचंद कोठारी 
निवासी - ब्लाक नं.- ए 2 , 

फ्लैट नं . - 2728 , 
वालफोर्ट एनक्लेव, 
पचपेढ़ी नाका, रायपुर, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


285 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , किशोर कुमार जाम्बुलकर आत्मज श्री दयाराम जाम्बुलकर , उम्र 59 वर्ष, जाति महार, 
निवासी- आम्बेडकर वार्ड नं .-09, डोंगरगढ़ , तहसील डोंगरगढ़ जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 
किशोर कुमार ( Kishore Kumar) दर्ज है “ Kishore ” जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ “ जाम्बुलकर " उपनाम जोड़कर नया नाम 
किशोर कुमार जाम्बुलकर रख लिया हूं.. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे किशोर कुमार जाम्बुलकर ( Kishor Kumar Jambulkar) आ . श्री दयाराम जाम्बुलकर (S/o- Shri Dayaram 
Jambulkar ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


किशोर कुमार 


( Kishore Kumar ) 

पिता - श्री दयाराम 

( S/ o -Shri Dayaram) 
निवासी - आम्बेडकर वार्ड नं .- 09 , डोंगरगढ़ , 

तह. डोंगरगढ़ 
जिला - राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


किशोर कुमार जाम्बुलकर 
(Kishor Kumar Jambulkar ) 

पिता - श्री दयाराम जाम्बुलकर 
(S /o -Shri Dayaram Jambulkar ) 
निवासी - आम्बेडकर वार्ड नं .- 09, डोंगरगढ़ , 

तह. डोंगरगढ़ 
जिला- राजनांदगांव ( छ . ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश कुमार अग्रवाल आत्मज श्री भगतराम अग्रवाल, उम्र 58 वर्ष, निवासी - मौहापाली 
रोड, वार्ड नं. - 13, खरसिया, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम राजेश कुमार गोयल था मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम राजेश कुमार अग्रवाल रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


दिया हूँ. 


अतः अब मुझे राजेश कुमार अग्रवाल आ . श्री भगतराम अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश कुमार 

गोयल 
पिता - श्री भगतराम अग्रवाल 
निवासी- मौहापाली रोड , 
वार्ड नं . - 13, खरसिया, 

तहसील - खरसिया , 
जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ) 


राजेश कुमार अग्रवाल 
पिता - श्री भगतराम अग्रवाल 
निवासी- मौहापाली रोड, 
वार्ड नं. - 13, खरसिया, 

तहसील - खरसिया , 
जिला - रायगढ़ ( छ. ग. ) 


286 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रमेश कुमार चंदवानी आत्मज स्व . बिसेलाल, उम्र 48 वर्ष, वर्तमान निवासी- प्लाट नंबर 
47/45, हरिनगर ओम किराना स्टोर्स के पास , कातुलबोड़ दुर्ग, वार्ड क्र . - 59 थाना - मोहन नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) स्थाई पता 
ग्राम कुटेलाभांठा, पोस्ट जेवरा -सिरसा, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है , जबकि मेरा पूर्ण नाम रमेश कुमार चंदवानी है मैं मेरे 
अपूर्ण नाम को परिवर्तित कर , मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में पूर्ण नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे रमेश कुमार चंदवानी ( Ramesh Kumar Chandwani ) आ . स्व . बिसेलाल के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रमेश कुमार 


रमेश कुमार चंदवानी 
(Ramesh Kumar Chandwani) 

पिता - स्व . बिसेलाल 


(Ramesh Kumar ) 
पिता - स्व . बिसेलाल 
( S /o -Late Bise Lal) 
निवासी - प्लाट नंबर 47/45 , 
हरिनगर ओम किराना स्टोर्स के पास, 
कातुलबोड़ दुर्ग, वार्ड क्र . - 59, 

थाना - मोहन नगर, दुर्ग 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
स्थाई पता - ग्राम कुटेलाभांठा, 

पोस्ट जेवरा - सिरसा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


( S / o -Late Bise Lal) 
निवासी - प्लाट नंबर 47/45 , 
हरिनगर ओम किराना स्टोर्स के पास , 
कातुलबोड़ दुर्ग, वार्ड क्र .- 59 , 

थाना - मोहन नगर , दुर्ग 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
स्थाई पता - ग्राम कुटेलाभांठा, 

पोस्ट जेवरा - सिरसा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ,दिलीप कुमार शर्मा आत्मज श्री भृगुनाथ शर्मा उम्र 58 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. 18 /ए , सड़क 
नं.- एस. पी . ए., सेक्टर-5 , भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिलीप कुमार आ . भृगुनाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा पूर्ण नाम दिलीप कुमार शर्मा 

भृगुनाथ शर्मा है जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों, 
दस्तावेजों तथा सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


आ . श्री 


अतः अब मुझेदिलीप कुमार शर्मा( Dilip Kumar Sharma ) आ . श्री भृगुनाथ शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दिलीप कुमार 


(Dilip Kumar) 
पिता - श्री भृगुनाथ 
निवासी - क्वा. नं. 18/ ए, 
सड़क नं.- एस . पी . ए. 

सेक्टर -5, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


दिलीप कुमार 

शर्मा 
(Dilip Kumar Sharma) 
पिता - श्री भृगुनाथ 

शर्मा 
निवासी - क्वा . नं . 18/ ए , 
सड़क नं.- एस. पी . ए., 

सेक्टर -5 , भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


287 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) धमतरी ( छ. ग. ) 


धमतरी , दिनांक 19 सितम्बर 2019 


प्रारूप 


क्रमांक / 1201 / वाचक/ अविअ/ 2019.- आवेदक धरमचंद डागा 69 वर्ष पिता स्व . श्री कंवरलाल डागा पता सदर बाजार धमतरी तह . 
वो जिला -धमतरी ( छ. ग. ) एवं अन्य 08 द्वारा लोक न्यास ( पब्लिक ट्रस्ट ) की स्थापना करना चाहता है जो घोषित और संबंधित प्रावधानों के 
अधीन है. विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है : 


: 


1 . 


आवेदक का नाम पता 


धरमचंद डागा उम्र 69 वर्षपिता स्व . श्री कंवरलाल डागा 
पता - सदर बाजार धमतरी 
तह . व जिला- धमतरी ( छ. ग. ) 


2 . 


ट्रस्ट का नाम 


धमतरी जसोल दरबार मॉजीसा मंदिर 


3 . 


न्यास कार्यालय का पता 


विजय गोलछा कचहरी चौक सदर बाजार धमतरी 
तह. व जिला - धमतरी ( छ. ग. ) 


4 . 


न्यासीगणों का नाम व पता 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


धरमचंद डागा पिता स्व . श्री कंवरलाल डागा 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ. ग. ) 
विजय गोलछा पिता स्व . श्री राणुलाल गोलछा 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ. ग. ) 
लक्ष्मीलाल लुनिया पिता स्व . श्री नेमीचंद जी 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ . ग. ) 
मोतीलाल जैन पिता स्व . श्री रिखबचंद बोहरा 
पता- सिंहावा चौक, धमतरी ( छ. ग . ) 
मोतीलाल लुनिया पिता स्व . श्री रूपचंद लुनिया 
पता - साल्हेवारपारा , धमतरी ( छ. ग. ) 
स्वरूपचंद कोटरिया पिता स्व . श्री अचलचंद 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ. ग. ) 
स्वरूपचंद बैद पिता स्व . श्री लालचंद बैद 
पता - गणेश चौक , धमतरी ( छ. ग. ) 
अशोक कुमार डागा पिता खीवराज डागा 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ. ग. ) 
प्रदीप कुमार सेठिया पिता मूलचंद सेठिया 
पता - सदर बाजार धमतरी ( छ. ग. ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


5 . 


उनके उत्तरवादी और यहाँ गठित न्यास के वर्तमान न्यासीगण या अंतिम उत्तरवादी के संपादनकर्ता और प्रबंधनकर्ता समाहित होंगे . 


288 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


6 . 


ट्रस्ट का उद्देश्य - हिन्दु धर्म अनुयायी होकर एवं अपने अराध्य देवी की प्रेरणा से प्रन्यायी भारत में सर्व साधारण के धार्मिक व सेवा 
कार्य संबंधी धमार्थहितों के लिये न्यास की आय का उपयोग करेंगे न्याय द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय जाति , पंथ, 
रंग आदि के कारण भेद नहीं किया जावेगा और न ही किसी विशेष पंथ, सम्प्रदाय के हितों लिये कार्यकिया जावेगा. न्यास के कार्यों 
का उद्देश्य किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा, समस्त कार्य धार्मिक व धमार्थ सेवा भाव से ही किये जाने का 
उद्देश्य है. 


. 


7 . 


अनुमानित मूल्य चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण - धमतरी जसोल दरबार , धमतरी ( छ. ग. ) के पास चल सम्पत्ति के रूप में 
1,89,000/ - रूपया अक्षरी एक लाख नव्वासी हजार रूपया है तथा साथ ही अन्य सहयोग राशियों दान , भेंट, ब्याज, किराया अन्य किसी 
भी प्रकार की आय जो न्यास को समय - समय पर प्राप्त होगी, ट्रस्ट का कोष मानी जावेगी . वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल संपत्ति 
नहीं है . 


8 . 


ट्रस्ट की आमदनी का साधन - ट्रस्ट निधि के अतिरिक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण दान , भेंट, अनुदान , चंदा, आर्थिक 
सहयोग , अगम या स्थावर संपत्ति के रूप में किसी व्यक्ति , फर्म, कंपनी, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, स्थायी निकाय, ट्रस्ट समिति 
या अन्य संगठनों से प्राप्त कर सकते है तथा संपत्ति से ब्याज, किराया या अन्य किसी प्रकार से भी आय प्राप्त कर सकते है. 


9 . 


औसत 

कुल वार्षिक आमदनी 


निरंक 


10 . 


औसत कुल 

वार्षिक खर्च 


निरंक 


11. 


न्यासियों का पारिश्रमिक 


न्यासीगणों को कोई पारिश्रमिक नही दिया जाता क्योंकि उनकी सेवा 
निःशुल्क है. 


योगिता देवांगन 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा .) 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर , जिला - सरगुजा ( छ. ग . ) 


अम्बिकापुर , दिनांक 6 जून 2019 


[ छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक / परिसमापन/ 2019/ 417.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक /निर्वा./2017/865 अंबिकापुर दिनांक 20-12-2017 एवं पत्र क्रमांक 
846 दिनांक 06-12-2017 के परिपालन में श्री पी. आर. कुर्रे, सहकारिता विस्तार अधिकारी सीतापुर / मैनपाट के द्वारा दुग्ध उत्पादन सहकारी 
समिति मर्या. बरिमा , पंजीयन क्रमांक 1978 दिनांक 30-01-1997 को परिसमापन में लाने हेतु लेख किया गया है . 


संस्था विगत कई वर्षों से बंद एवं अकार्यशील है एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक / पंजी/निर्वा./2017/ 
7439 नया रायपुर दिनांक 17-11-2017 में उल्लेखित न्यूनतम सेवाओं का स्तर विहित नहीं करती है. 


संस्था के द्वारा कार्य- व्यापार बंद कर दिया है. जिससे सहकारी अधिनियम की धारा 69 ( 2 ) क के नियम भी लागू होते है. 


संस्था को दिनांक 08-03-2018 को कारण बताओं सूचना पत्र भी अधिनियम की धारा 69 ( 3 ) के अन्तर्गत दिया जा चुका है. जिसका 
आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ है. 


संस्था के प्राधिकृत अधिकारी श्री पी . आर. कुर्रे, स. वि. अ. सीतापुर के द्वारा दिनांक 09 मई 2019 को 15 दिवस के अंदर रिकार्ड दिखाने 
हेतु दैनिक अम्बिकावाणी सामाचार पत्र में प्रकाशन किया गया है. जिसका आज दिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नहीं प्राप्त हुआ है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2019 


289 


अतः मैं रवीन्द्रनाथ पैकरा , सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर, जिला सरगुजा- ( छ. ग. ) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 69 (2 ) ग के अंतर्गत एवं छ. ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक/ एफ - 15-19/15-2/2012/03 रायपुर दिनांक 
04 मई 2012 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बरिमा , पंजीयन क्रमांक 1978 दिनांक 30-01 
1997 को इस आदेश के दिनांक से परिसामपन में लाता हूँ. 


समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 70 ( 1) एवं उक्त विज्ञप्ति के अनुसार 
श्री पी. आर. कुर्रे, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सीतापुर /मैनपाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 06-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया . 


अम्बिकापुर , दिनांक 6 जून 2019 


[ छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक / परिसमापन/ 2019 /418.- दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. कुनिया पंजीयन क्रमांक 1834 दिनांक 04-01-1994 को इसी 
कार्यालय के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2018 /173 अम्बिकापुर दिनांक 08-03-2018 एवं विधि कक्ष का पत्र क्रमांक 252 दिनांक 01-05 
2019, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 69( 2 ) ग के अन्तर्गत “ कारण बताओ सूचना पत्र ” जारी किया गया था . 
जिसका आज दिनांक तक कोई जवाब दावा नहीं प्राप्त हुआ है. 


उक्त दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या., कुनिया , पंजीयन क्रमांक 1834 दिनांक 04-01-1994, पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ 
रायपुर के आदेश क्रमांक / पंजी/निर्वा./2017 /7439 नया रायपुर दिनांक 17-11-2017 में उल्लेखित न्यूनतम सेवाओं का स्तर विहित नहीं करती है. 


संस्था में सहकारी अधिनियम की धारा 69 ( 2 ) के अनुसार कार्य - व्यापार बंद कर दिया गया है एवं विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. 


अतः मैं रवीन्द्रनाथ पैकरा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर , जिला सरगुजा-( छ. ग. ) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 69 (2 ) ग के अंतर्गत एवं छ. ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक/ एफ - 15-19/15-2/2012 /03 रायपुर दिनांक 
04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. कुनिया पंजीयन क्रमांक 1834 दिनांक 04-01 
1994 को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ. 


समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 70 ( 1 ) एवं उक्त विज्ञप्ति के अनुसार 
श्री पी . आर . कुर्रे, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सीतापुर/ मैनपाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 06-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया. 


आर. एन. पैकरा 
सहायक पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


